सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 भाद्र, 1940 ( श०) 


संख्या- 868 


राँची, गुरुवार 


6 सितम्बर , 2018 ( ई० ) 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


अधिसूचना 
31 अगस्त, 2018 ई.। 


संख्या -13/ पी .- 8003/ 2013- 4955 -- श्री नीरज सिन्हा, भा . पु. से. ( 1987), महानिदेशक , संचार 
एवं तकनीकी सेवाएँ , झारखण्ड, राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक महानिदेशक , 
झारखण्ड सशस्त्र पुलिस , झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


श्री नीरज सिन्हा , भा .पु.से . (1987) के द्वारा महानिदेशक , झारखण्ड सशस्त्र पुलिस , 
झारखण्ड, राँची के पद का प्रभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त पद को स्थिति एवं उत्तरदायित्व हेतु 
भारतीय पुलिस सेवा ( वेतन) नियमावली 1954 के नियम- 9 के अन्तर्गत भारतीय पुलिस सेवा के 
पुलिस महानिदेशक के संवर्गीय पद के समतुल्य घोषित किया जाता है । 

संख्या -13/ पी .-8003/2013- 4956-- श्री रेजी डुंगडुंग, भा .पु. से. (1987 ), अपर पुलिस 
महानिदेशक , झारखण्ड सशस्त्र पुलिस, झारखण्ड , राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक 
अपर पुलिस महानिदेशक , संचार एवं तकनीकी सेवाएँ, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 6 सितम्बर , 2018 
संख्या -13/ पी .- 8003/ 2013 - 4957-- श्रीमती तदाशा मिश्र, भा . पु.से . (1994), विशेष सचिव , 
गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक 
पुलिस महानिरीक्षक, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएँ, झारखण्ड, राँची के प्रभार में रहेंगी । 

संख्या-13/ पी .- 8003/ 2013-4958-- श्री रणजीत कुमार प्रसाद, भा . पु. से. ( 2001), प्रभारी पुलिस 
महानिरीक्षक ( संगठित अपराध) अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राँची अपने कार्यों के अतिरिक्त 
अगले आदेश तक दुमका क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले सभी जिलों में विधि -व्यवस्था, अपराध एवं 
कनीय कार्यालयों के पर्यवेक्षण से संबंधित प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक के निर्धारित सारे दायित्वों का 
निष्पादन करेंगे । 


संख्या -13/ पी .- 8003/ 2013- 4959 -- श्रीमती अन्नेपु विजयालक्ष्मी, भा . पु. से. ( 2006), पुलिस 
अधीक्षक , रामगढ़ को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक , भ्रष्टाचार निरोधक 
ब्यूरो , झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

___ संख्या -13/ पी .- 8003/ 2013- 4960 -- श्रीमती निधि द्विवेद्वी भा .पु .से . ( 2013), समादेष्टा, 
झा .स.पु.-3, गोविन्दपुर , धनबाद ( अतिरिक्त प्रभार - पुलिस अधीक्षक रेल, धनबाद ) को स्थानान्तरित 
करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक , रामगढ़ के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या- 13/ पी .- 8003/ 2013- 4961 -- श्री आशुतोष शेखर , भा .पु. से . ( 2014), पुलिस अधीक्षक , 
ग्रामीण, धनबाद अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक , रेल , धनबाद के प्रभार 
में रहेंगे । 


संख्या -13/ पी .- 8003/ 2013 - 4962 -- श्री पीयूष पाण्डेय भा .पु. से . (2014) पुलिस अधीक्षक , 
नगर , धनबाद अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक समादेष्टा , झा . स .पु.- 3, गोविन्दपुर , धनबाद 
के प्रभार में रहेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


शैलेश कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 868 -- 50 


